निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


र 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 अग्रहायण 1943 ( श ० ) 
( सं ० पटना 993 ) पटना , सोमवार , 6 दिसम्बर 2021 


सं ० प्र०-11 - विविध - 03-07 / 2019-5029 ( S ) 


पथ निर्माण विभाग 


संकल्प 


विषय : 


5 अक्तूबर 2021 
अटल पथ फेज -2 के निर्माण हेतु भारतीय खाद्य निगम को रू ० 12,71,25,000 / - ( बारह करोड़ इकहत्तर 
लाख पचीस हजार ) मात्र का एकमुश्त भुगतान कर प्रस्तावित 1.13 एकड़ भूमि का हस्तांतरण प्राप्त करने के 
संबंध में । 


1. छ : सदस्यीय जिला मूल्यांकन समिति , पटना द्वारा 1.13 एकड़ भूमि का मूल्य रू . 11,25,000 / - प्रति 
डिसमिल निर्धारित किया गया है । निर्धारित दर के अनुसार 1.13 एकड़ भूमि का मूल्य रू . 12,71,25,000 / - है । 

2. वर्ष 1965 से प्रष्नश्गत जमीन पर भारतीय खाद्य निगम का कब्जा विद्यमान है । दस्तावेजीय साक्ष्य से 
प्रश्नगत जमीन पर भारतीय खाद्य निगम का स्वत्व स्थापित नहीं हो पा रहा है , फिर भी संरचनाओं के पुर्नस्थापन एवं 
व्यवसायिक गतिविधि के स्थल परिवर्तन में उन्हें नये सिरे से निवेश करने की भी आवश्यकता होगी । ऐसी स्थिति में 
मूल्यांकन समिति द्वारा प्रश्नगत जमीन के निर्धारित किए गए मूल्य रू 0 12,71,25,000 / - मात्र का भुगतान किया 


। 


जाएगा । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) 6 दिसम्बर 2021 


3. अटल पथ फेज -2 के निर्माण हेतु रू ० 69.5588 करोड ( उनहत्तर करोड़ पचपन लाख अठासी हजार ) 
मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है । प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति में भारतीय खाद्य निगम की भूमि अर्जन हेतु 
प्रावधानित राशि से यह भुगतान किया जाएगा । 

अतः एतदर्थ राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 01.10.2021 में मद् संख्या - 11 के रूप में स्वीकृति के 
आलोक में अटल पथ फेज -2 के निर्माण हेतु भारतीय खाद्य निगम को रू ० 12,71,25,000 / - ( बारह करोड़ 
इकहत्तर लाख पचीस हजार ) मात्र का एकमुश्त भुगतान जिला पदाधिकारी , पटना के माध्यम से करते हुए भारतीय 
खाद्य निगम के खाद्य संग्रह भंडार , दीघाघाट की प्रस्तावित 1.13 एकड़ भूमि का हस्तांतरण शीघ्र प्राप्त किया जाए । 
आदेश आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के 
सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष , सभी प्रमंडलीय आयुक्त व महालेखाकार , बिहार , पटना को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
० 

, 
संयुक्त सचिव ( प्र ० को ० ) । 


डॉ . आलोक कुमार , 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 993-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


- 


